MHAN 


. 


thi. 


. 


V 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

30 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 43 राँची , बुधवार 

22 अक्टूबर , 2014 (ई०) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 333- 338 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


334 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 22 अक्टूबर, 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

13 अक्टूबर , 2014 
संख्या-4/ से0वि0-5- 05 / 2014 का . 10034-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती सरोजनी एनी 
तिर्की, सम्प्रति अंचल अधिकारी , पालकोट, गुमला को (क ) दिनांक 15 जुलाई , 2011 से 
14 सितम्बर, 2011 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के 
तहत एवं ( ख) दिनांक 15 सितम्बर , 2011 से 24 अक्टूबर , 2011 तक आदेय अवकाश झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 

13 अक्टूबर, 2014 
संख्या-4/ से0वि0-05- 26 / 2014 का . 10035 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री सादात अनवर , 
तत्का0 अंचल अधिकारी, धनवार , गिरिडीह सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को दिनांक 
10 अक्टूबर , 2011 से 6 दिसम्बर , 2011 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


335 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 22 अक्टूबर, 2014 

अधिसूचना 

___ 15 अक्टूबर , 2014 
संख्या -3/ नि0सं0- 09 - 128 / 2014 का . 10108 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री बिनय कुमार 
सिंकू, उप निदेशक (प्रशासन ), रिनपास, राँची को ( क ) दिनांक 11 नवम्बर, 2013 से 26 नवम्बर , 
2013 तक एवं ( ख ) दिनांक 16 जून , 2014 से 15 जुलाई , 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
17 अक्टूबर , 2014 


संख्या - 15 / अवकाश- 03 - 04 / 2014 का .-10193-- दिनांक -20 अक्टूबर , 2014 (सोमवार ) को मंत्रिपरिषद 
की महत्वपूर्ण बैठक आहूत है, जिसके मद्देनजर दिनांक-18 अक्टूबर , 2014 ( शनिवार ) को सचिवालय एवं 
संलग्न कार्यालय अन्य कार्यदिवस की भाँति खुला रखने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । 


उक्त तिथि 18 अक्टूबर , 2014 ( शनिवार ) को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय अन्य 
कार्यदिवस की भाँति खुले रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


336 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 22 अक्टूबर , 2014 

खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 
14 अक्टूबर , 2014 


विषय : 


झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 ( संशोधन 2010) में निर्धारित 
स्वामिस्व की दरों में बढ़ोत्तरी पर विचार करने हेतु समिति का गठन । 


संख्या- खनि (विविध)- 176/ 2012( खण्ड -V )-2244/ एम0 -- खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड 
सरकार , राँची द्वारा लघु खनिजों के स्वामिस्व की दरों में वृद्धि के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु राज्य 
सरकार द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है : 

1 . विकास आयुक्त 
2. प्रधान सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
3. सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 
4. सचिव, वाणिज्य कर विभाग 
5.निदेशक , खान 

यह समिति तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आनन्द मोहन ठाकुर , 
सरकार के उप सचिव । 


337 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 22 अक्टूबर, 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 

- - - - - - - - - 
SARATHI MAHATAIN पत्नी SHRI BHIM LAL MAHATO शपथ पत्र 
सं० 1320 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के द्वारा SARATHI DEVI के नाम से 
जानी जायेगी । 

SARATHI MAHATAIN एवं SARATHI DEVI दोनों एक ही महिला हैं जो 
SHRI BHIM LAL MAHATO की पत्नी है | 


BHIM LAL MAHATO 
RESIDENCE -LOHA PATTI , 

P .O .-RAM NAGAR GARH , 
P . S .-MAHUDA 
DISTT .- DHANBAD , 


JHARKHAND . 


338 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 22 अक्टूबर , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AMANBIR SINGH पुत्र GURBIR SINGH शपथ पत्र सं० 3272 दिनांक 
22 अक्टूबर , 2014 के द्वारा AMANBIR SINGH BAJAJ के नाम से जाना 
जाऊँगा। 

AMANBIR SINGH एवं AMANBIR SINGH BAJAJ दोनों एक ही व्यक्ति 


का नाम है । 


AMANBIR SINGH BAJAJ 
RESIDENCE-3A, PEPEE COMPOUND , 
HINDPIRI, P. S .- HINDPIRI , 
DISTT .- RANCHI , 


JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 43 – 50 | 


